निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 654 ) पटना , बुधवार , 11 जुलाई 2018 


सं० 5 / आ02 - 1032 / 2009 - 570 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 

___ 29 जून 2018 
सचिव , बिहार राज्य जल पर्षद के पत्रांक - 1577 दिनांक 24 .07.2009 के द्वारा श्री अखिलेश्वर प्रसाद , 
तत्कालीन सहायक अभियंता सह - प्रभारी कार्यपालक अभियंता , बिहार राज्य जल पर्षद , गंगा परियोजना प्रमंडल, 
सं0 - 3 , भागलपुर के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर प्रतिवेदित 
किया गया । 

2. उक्त आरोप पत्र संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक - 526 दिनांक 04 .09. 2009 
एवं स्मार पत्र सं0 -195 दिनांक 26.04. 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मार पत्र बिना तामिला के 
वापस आ गया , परंतु मूल पत्र सं0 - 526 दिनांक 04 . 09. 2009 , जो उन्हें निबंधित डाक से भेजा गया था , वह उन्हें 
प्राप्त हुआ था , परंतु उन्होंने निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण नहीं दिया । उक्त के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध 
बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 ( बी ) के तहत विभागीय संकल्प सं0 - 573 दिनांक 08. 10. 2010 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संस्थित की गयी । 

3. मुख्य अभियंता , बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पत्रांक - 2094 दिनांक 22. 08. 2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन 
समर्पित किया गया , जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप संख्या - 1 एवं 3 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या - 2 एवं 
4 को अप्रमाणित बताया गया । 

4. जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा सम्यक समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त आरोप संख्या - 2 एवं 4 से 
संबंधित जाँच संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति जताते हुए जाँच प्रतिवेदन एवं असहमति के बिन्दू पर 
आरोपित पदाधिकारी श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक - 904 , दिनांक 27. 10 .2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी 
लिखित अभिकथन की माँग की गई । श्री प्रसाद के पत्रांक - शून्य दिनांक 24. 02. 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के 


प्रसाद 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 जुलाई 2018 


आलोक में द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन समर्पित किया गया । विभाग द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध 
आरोप , जाँच संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष, विभागीय अभिमत एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर की 
समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन को 
स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया । 

5. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री अखिलेश्वर प्रसाद , तत्कालीन सहायक अभियंता - सह - प्रभारी कार्यपालक अभियंता , 
बिहार राज्य जल पर्षद , गंगा परियोजना प्रमंडल संख्या - 03 , भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम 43 ( बी ) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है : 

• पच्चीस प्रतिशत ( 25 % ) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती । 
6. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है । 
7. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले 
असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन कुमार , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 654-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


